निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना , मगलवार , 2 सितम्बर 
पटना, मंगलवार , 2 सितम्बर 2014 


( स ) पटना 716) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

2 सितम्बर 2014 
सं0 8 / नियम संशोधन ( रा०मेला) - 03 - 09 / 2011 - 259(8) / रा0 — विभागीय अधिसूचना सं0 677 (8) / 
रा० , दिनांक 10.09.2009 द्वारा बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में दिए गये निम्नांकित मेलों को राजकीय मेला का 
दर्जा दिया जाता है: 

(i) पितृपक्ष मेला, गया; 
(ii) हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर ( सारण ) । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शशि भूषण तिवारी , 
निदेशक - सह -विशेष सचिव , भू - अर्जन । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 716-571+ 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


